निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 356 ) 


2 श्रावण 1934 ( श० ) 
पटना, मंगलवार, 24 जुलाई 2012 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 

18 जुलाई 2012 
सं0 अ0सं0क0- 10 - 12 /2007-1060 — डॉ0 एम0 ए0 एजाजी, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, 
पटना-सह- सदस्य, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड , पटना के सेवा निवृत्त होने के पश्चात् उनके स्थान पर श्री रशीद अहमद , 
उप- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार , पटना को वक्फ अधिनियम 1995 की धारा - 14(1)(ई) के तहत बिहार राज्य सुन्नी 
वक्फ बोर्ड , पटना का सदस्य मनोनीत किया जाता है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

आमिर सुबहानी , 
सरकार के प्रधान सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 356-571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


